रजिस्ट्री सं . डी . ( डी . एन . )- 


REGISTERED No, D . (DN .HIL 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग - खड 1 
PART I - - Section 1 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं० 162] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 19, 1983/ मात्र 28, 1003 
No. 162 ] NEW DELHI, MONDAY, SEPT . 19, 1983/BHADRA 28 , 1905 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate Paging Ls given to this part la order that it may be fitted as a separate 

compilation 


वाणिज्य मंत्रालय 

(निर्यात व्यापार नियंत्रण ) 
सार्वजनिक सूचना म० 44-ई टी मी ( पी एन )/83 

नई दिल्ली, 19 सितम्बर , 1983 
विषय - 1983- 84 के दौरान स्ट्रेप्टोमाइसीन मल्फेट का बहुतायत में निर्यात 

मि० स० 22( 3 ) 83-52 . -- - उपर्यक्त विषय पर निर्यात ( नियन्त्रण ) 
मणधिन आदेश स . ई ( मी ) ओ , 1977 / गाम ( 272 ) , दिनाक 19 सितम्बर , 
1983 की ओर ध्यान दिलाया जाता है । 

. 2 यह निश्चय किया गया है कि 1983- 84 के दौरान बिना किसी मातिक 
प्रतिबंध के विनिर्माता निर्यातका को स्ट्रेप्टोमाइसीन सल्फर को बहुतायत माना 
में निर्यात करने की अनुमति दी जाए । 
760 GI /83 - 1 


J 


(1 ) 


2 THE GAZETTE OFINDIA : EXTRAORDINARY PARTI - SEC. 1 ] 
- -- - -- -- - ----- - - - - - 

3. तदनुसार, 1983 -84 की आयात तथा निर्यात नीति ( जिल्द- 2 ) 
के पृष्ठ - 21 पर की क्रम सं० 49 ( 18 ) पर के नीति विवरण मे निम्न 
लिखित प्रविष्टिया की जाएंगी : 


- --- - 


- - 


भाग " ख " की 


मद का ब्योरा 


लाइसेंस नीति 


अनुसूची- 1 के 
अनुसार क्रम सं 
49( 18 ) 


बहुतायत मात्रा में स्ट्रेप्टोमाइसीन किसी भी विनिर्माता 
सल्फेट 

निर्यातक को मानिक 
प्रतिबंध के बिना 
निर्यात की अनुमति 
दी जाएगी । 

पी० सी० जैन , 
मुख्य नियंत्रक , आयात -निर्यात 


MINISTRY OF COMMERCE 
EXPORT TRADE CONTROL 
PUBLIC NOTICE No. 44- ETC (PN)/ 83 

New Delhi , the 19th September , 1983 
Subject : - Export of Streptomycin Sulphate Bulk , during 1983 -84 

F. No. 22( 3)/ 83- EIL : - Attention is invited to Exports Control Amendment 
Order No. E ( C ) 0 , 1977 / AM ( 272) dated the 19th September , 1983, on the above 
subject. 


2 . It has been decided to allow the export of Streptomycin Sulphate Bulk by minu 
facturer- exporters without any quantitative restriction during 1983- 84 . 


3. Accordingly , the following entrles shall be made in the Policy Statoment at 
S . No . 49 (18 ) at page 21 of the Import and Export Policy (Vol. II) for 1983-84. 
S . No . as in Description of the item 

Liconsing Policy 
Part B of 
Schedule -I 
49 (18) Streptomycin Sulphuto Bulk , Export allowed by any manu 

facturer -exportor without any 
quantitative restriction , 

P . C JAIN 
Chief Controller of Imports & Exp0119 


PRINTED FY THE MANA, ER, GOVT . OF INDIA PRESS , RINO ROAD, NEW DEI HI - 110064 

AND PUPLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110954 , 1983 


